निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 37 ) 


19 पौष 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 9 जनवरी 2019 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

8 जनवरी 2019 
सं० अ०स०क०- 01 - 17 / 2011 - 01 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 146 सहपठित ज्ञापांक - 2113 दिनांक 
04. 12. 2018 के द्वारा निम्नलिखित परीक्ष्यमान अभ्यर्थियों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में उनके 
द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम - 6 में अंकित जिला में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 

क्र0 | अभ्यर्थी का नाम गृह । मेधा । योगदान की पदस्थापित जिला अभ्युक्ति 
सं0 

जिला । क्रमांक । स्वीकृति की तिथि का नाम 


5 
10. 12. 18 


2 

3 
1 | श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह | भागलपुर | 257 

2 श्री हेमन्त कुमार बेगूसराय 261 
| 3 | श्री रवि प्रकाश 

पटना । 1103 


14. 12. 18 
17. 12. 18 


6 

7 
कटिहार 
पूणियाँ 

सिवान 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
___ मो0 एस0आई0 फैसल, 
विशेष सचिव - सह - निदेशक | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 37 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


